सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आश्विन , 1943 ( श ० ) 


संख्या -511 राँची , बुधवार , 


6 अक्टूबर , 2021 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
17 अगस्त , 2021 


> 


संख्याः 12 / पद०-01-02 / 2016 का ० . 4052 -- श्री राजीव सिन्हा ( झा ० स ० आ ० से ० ) , प्रधान आप्त सचिव , 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित करते हुये अगले आदेश तक प्रधान 
आप्त सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्याः 12 / पद०-01-02 / 2016 का ० . 4053 -- श्री प्रविन्द कुमार सिन्हा ( झा॰स॰आ ० से ० ) , प्रधान आप्त 
सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में 
योगदान करेंगे । 
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के ० सुधाँशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


3 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 511 -- 50 


